इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य 


सत्य मेव ज 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 60 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 31 जनवरी 2014 - माघ 11, शक 1935 


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014 


क्र . एफ - 2 - 1 - 2014 - 1 - चौंतीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक 
स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती 
तथा सेवा की शर्ते) नियम , 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
उक्त नियमों में - 
(1) विद्यमान अनुसूची - एक ख के स्थान पर , निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, 

अर्थात् : - 


119 


120 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014 


( 2 ) 


5 ) 


(6 ) 


anderPRA - 


- 


07 


43 


अनु पदों के नाम 
कमांक 
(1) 
1. | वाटर ट्रालीमेन 
2. | फिल्टर अटेंडेंट 

खानसामा 
खल्लासी 
कामगार 
| क्लीनर 
7. | क्लोरीन टेस्टर 

| माली 
9. बिल वितरक 

हेल्पर 
11. | पंप अटेंडेंट 
12. | स्वीपर 
13. वाटरमेन 

| वाल्वमेन 
15 . चौकीदार 

| आइलमेन 
| 17. लाईनमेन 

18. लेब अटेंडेन्ट 
19. | लेबर 

20 . मेसन 
| 21. टेलीफोन अटेंडेंट 


अनुसूची एक ख 
पदों की वर्गीकरण 

वेतनमान 

नियुक्ति 
संख्या 

प्राधिकारी 
(4) 
11 चतुर्थ - श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
24 चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 

चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
86 चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 -- 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
77 चतुर्थ - श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
56 चतुर्थ श्रेणी रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 

चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
83 चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
120 चतुर्थ - श्रेणी रू . 44407440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
2139 चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
423 + 67 | चतुर्थ श्रेणी रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
166 चतुर्थ - श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
06 चतुर्थ श्रेणी रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
425 चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
766 

चतुर्थ श्रेणी रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन मुख्य अभियंता 
211 

चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
22 चतुर्थ श्रेणी रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
15 चतुर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
38 चतुर्थ श्रेणी रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 
124 चतर्थ श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन मुख्य अभियंता 
219 | चतुर्थ - श्रेणी | रू . 4440 - 7440 + 1300 ग्रेडवेतन । मुख्य अभियंता 


wayam 


14. 


16. 


wo 


(2 ) विद्यमान अनुसूची - तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् : - 

अनुसूची तीन 

(नियम 8 देखिए ) 
कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विहित आयु सीमा और अर्हता. 
अनु . - पद का नाम । विहित आयु सीमा शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव । 
कमांक 

न्यूनतम अधिकतम 

आयु __ आयु 
(1 ) ( 2) 

| (3 ) (4) 
1 . एयर कम्प्रेशर 18 वर्ष 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड की अर्हता और अनुभव 
आपरेटर 

होना चाहिए । 
इलेक्ट्रिशियन 18 वर्ष 40 वर्ष हाई स्कूल अथवा हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण और 
ग्रेड - तीन 

इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
कारपेन्टर 18 वर्ष 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड में पांच वर्ष का 

अनुभव होना चाहिए । 
4 . सहायक केमिस्ट 18 वर्ष 40 वर्ष | हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति ) के साथ रसायन शास्त्र 

एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए । 
| केमिस्ट 18 वर्ष ___ 40 वर्ष बी .एस. सी .(रसायन शास्त्र विषय के साथ) उत्तीर्ण होना 

चाहिए, वाटर सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट टेस्टिंग में 
अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमानता दी जाएगी । 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014 


120 ( 1 ) 


(1) 


11. 


- 


अनु. - | पद का नाम । विहित आयु सीमा । शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव 
कमांक 

न्यूनतम अधिकतम | 

आयु आयु 
. ( 2) 

(5 ) 
6. | क्लोरीन आपरेटर 18 वर्ष 40 वर्ष । हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना | 

चाहिए । 
| मीटर रीडर | 18 वर्ष | 40 वर्ष | हायर सेकेण्डरी ( 10 + 2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना 

चाहिए । 
8. | मैकेनिक 18 वर्ष 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी ( 10 + 2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण, 
ग्रेड - तीन 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर / मैकेनिक / डीजल 
मैकेनिक / मोटर मैकेनिक / मशीनिष्ट ट्रेड का प्रमाण पत्र 

होना चाहिए । 
9. बिल लिपिक 18 वर्ष 40 वर्ष । हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण होना 

चाहिए । 
10. अनुसंधान 18 वर्ष | 40 वर्ष बी.एस. सी.रसायन शास्त्र अथवा जीव विज्ञान विषय के साथ 
| सहायक 

उत्तीर्ण होना चाहिए । 
शिफ्ट इंचार्ज 18 वर्ष | 40 वर्ष । हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण तथा 

संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
12. सहायक फिटर 18 वर्ष 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण तथा 

संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
13. | फिटर ग्रेड - तीन । 18 वर्ष | 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी ( 10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण तथा 

संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
14. फिल्टर आपरेटर 40 वर्ष | हायर सेकेण्डरी ( 10 + 2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा । 
ग्रेड - तीन 

| संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
| पंप चालक 18 वर्ष 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण तथा 

संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
16. | पंप आपरेटर 18 वर्ष 40 वर्ष । 

| हायर सेकेण्डरी ( 10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण तथा 

संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
17. | पेंटर ग्रेड - तीन 18 वर्ष | 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण तथा 

संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
18. प्लम्बर | 18 वर्ष | 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण , संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव 

होना चाहिए । 
19 . प्रयोगशाला || 18 वर्ष | 40 वर्ष । रसायनशास्त्र एक विषय के रूप में हायर सेकेण्डरी (10 + 2 | 
सहायक 

पद्धति ) के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए । 
समयपाल 18 वर्ष 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी ( 10 + 2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना | 

चाहिए । 
| स्टोर क्लर्क 18 वर्ष 40 वर्ष | हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना 

चाहिए । 
22. वायरमेन 

| आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड की अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
23. वाहन चालक 18 वर्ष 40 वर्ष 

वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा तीन वर्ष का अनुभव एवं संबंधित 

वाहन की अनुज्ञप्ति होना चाहिए । 


wapane 


- 


- 


- 


120 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014 


पद का नाम 


अनु. 
क्रमांक 


शैक्षणिक , तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव 


wwwmom 


विहित आयु सीमा । 
न्यूनतम अधिकतम 
आयु 


आयु 


(1) 


24 . | वेल्डर 

18 वर्ष | 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण , 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण - पत्र तथा संबंधित 

ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
25 . हैण्डपंप | 18 वर्ष 40 वर्ष हायरसेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण , औद्योगिक 
तकनीशियन 

प्रशिक्षण संस्थान से फिटर / मैकेनिक / मशीनिष्ट / टूल एण्ड 
डाय मेकर / टर्नर ट्रेड में दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र 

होना चाहिए । 
26. टर्नर | 18 वर्ष | 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी ( 10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण , 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र 

होना चाहिए । 
27. पाईप फिटर 18 वर्ष 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण, 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र 

होना चाहिए । 
28. फिल्टर फिटर । 18 वर्ष 40 वर्ष | हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण , 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र 

होना चाहिए । 
29. | उपयंत्री 18 वर्ष | 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी (10 + 2 पद्धति से ) उत्तीर्ण, (सिविल / 

मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल) इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय 

डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए । 
| फिल्टर सहायक | 18 वर्ष 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा 

अनुभव होना चाहिए । 
। सहायक रिग 18 वर्ष 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी अथवा (10 + 2 पद्धति से ) परीक्षा उत्तीर्ण 
आपरेटर 

तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
| रिग आपरेटर 18 वर्ष 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी अथवा (10 + 2 पद्वति से ) परीक्षा उत्तीर्ण 

तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
| ड्रिलर 18 वर्ष | 40 वर्ष हायर सेकेण्डरी अथवा (10 + 2 पद्वति से ) परीक्षा उत्तीर्ण 

तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
34. सहायक | 18 वर्ष 40 वर्ष (1) हायर सेकेण्डरी अथवा (10 + 2 पद्वति से ) परीक्षा उत्तीर्ण 
ग्रेड - तीन 

होना चाहिए; 
( 2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी 

मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र ; और 
(3) निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा 

उत्तीर्ण होना अनिवार्य है - 
(एक ) यू. जी . सी . द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय 

से डिप्लोमा । 
( दो ) यू. जी . सी . द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त 

विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । 
( तीन ) डी. ओ.ई. ए. सी. सी . से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । 
( चार ) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न 

ऑफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा । 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014 


120 (3 ) 


Para 


Mari - MAHANAwariwwwmarwar 


a 


mav 


पद का नाम 


कमांक 


विहित आयु सीमा । शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव 
न्यूनतम अधिकतम 
आयु । 


35. सहायक ग्रेड- दो 


18 वर्ष | 40 वर्ष । (1) हायर सेकेण्डरी अथवा (10 + 2 पद्वति से ) परीक्षा उत्तीर्ण 

होना चाहिए; 


- 


( 2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी 

मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र; और 
(3) निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा 

उत्तीर्ण होना अनिवार्य है - 
( एक ) यू. जी. सी . द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय 

से डिप्लोमा । 
( दो ) यू. जी . सी . द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त 

विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । 
( तीन) डी. ओ.ई.ए. सी . सी . से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । 
( चार) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न 

ऑफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा । 
36 . | टेलीफोन अटेंडेंट | 18 वर्ष 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

| अनुभव होना चाहिए । 
37. वाटर ट्रालीमेन 18 वर्ष 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

| अनुभव होना चाहिए । 
38. फिल्टर अटेंडेंट | 18 वर्ष | 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
39. खानसामा 718 वर्ष | 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं | 

अनुभव होना चाहिए । 
40. | खल्लासी 

40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
41. कामगार 

18 वर्ष । 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
42 . | क्लीनर 18 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
43. | क्लोरीन टेस्टर 18 वर्ष 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
44. माली 

18 वर्ष 

आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
| बिल वितरक 18 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
| हेल्पर 18 वर्ष 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
47. | पंप अटेंडेंट 18 वर्ष 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं | 

अनुभव होना चाहिए । 
स्वीपर 18 वर्ष 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 


18 वर्ष 


40 वर्ष 


40 वर्ष 


40 वर्ष 


120 ( 4 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014 


अनु.--- पद का नाम । विहित आयु सीमा शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव 
कमांक 

न्यूनतम | अधिकतम 

आयु । आयु 
_ _ (1) 1 ( 2) (3) 7 (4) 
49 . | वाटरमेन | 18 वर्ष | 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 


50 . | वाल्वमेन 


51 . चौकीदार 


आइलमेन 


| लाईनमेन 


18 वर्ष | 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं | 

अनुभव होना चाहिए । 
18 वर्ष |___ 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
18 वर्ष 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं | 

अनुभव होना चाहिए । 
18 वर्ष 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
18 वर्ष 40 वर्ष आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
18 वर्ष 

| आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 
18 वर्ष | 40 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं 

अनुभव होना चाहिए । 


54. 


लेब अटेंडेंट 


लेबर 


___ 40 वर्ष 


| मेसन 


No- 2 - 1 - 2014 - 1 -XXXIV .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in the 
Madhya Pradesh Public Health Engineering Department Work Charged and Contingency paid Employees 
(Recruitment and Conditions of service ) Rules, 2012 , namely : 


AMENDMENTS 


Inthe said rules, 

( 1 ) for the existing schedule 1B , the following schedule shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 1B 


Classification 


Pay Scale 


Appointing 
Authority 


S . No . | Name of posts | Number 

of 

posts 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
Water Trolyman 


( 5 ) 


Class - IV 


Filter Attendant 


( 6 ) 
| Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay | Chief Engineer 
| Rs. 4440-7440 + 1300 Grade Pay Chief Engineer 

Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay | Chief Engineer 


24 


Class -IV 


Khansanama 


07 


Class - IV 


Khalasi 


86 


Class -IV 


Rs . 4440- 7440 + 1300 Grade Pay 


Chief Engineer 


Kamgar 


77 


Rs . 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay 


Chief Engineer 


Class -IV 
Class -IV 


Cleaner 


Rs . 4440 -7440 + 1300 Grade Pay 


| Chief Engineer 


Chlorine Taster 


Class - IV 


Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay 


Chief Engineer 


TEZYGT 175945 , fatica 31 


at 2014 


120 (5) 


Y 


urt 


www 


S . No. Name of posts 


Classification 


Number 

of 


Pay Scale 


Appointing 
Authority 


posts 


( 3 ) 


(5 ) 
Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay 


8 . 


Mali 


83 


Class- IV 


Chief Engineer 


Bill Distributor 


120 


Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay | Chief Engineer 


2139 


Class-IV 
Class-IV 
Class- IV 


Helper 
Pump Attendant 


Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay | ChiefEngineer 


423 + 67 


Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay 


Chief Engineer 


Sweeper 


166 


Class - IV 


Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay 


Chief Engineer 


Waterman 


06 


Class- IV 


Rs. 4440 -7440 + 1300 Grade Pay | Chief Engineer 


Valveman 


425 


Class - IV 


Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay 


Chief Engineer 


766 


Class- IV 


Rs. 4440- 7440 + 1300 Grade Pay 


Chief Engineer 


Chowkidar 
Oilman 


211 


Class- IV 


17. 


Lineinan 


22 


Class - IV 


Lab Attendant 


15 


Class -IV 


Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay Chief Engineer 
| Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay Chief Engineer 
Rs. 4440 -7440 + 1300 Grade Pay Chief Engineer 
Rs. 4440- 7440 + 1300 Grade Pay Chief Engineer 
Rs. 4440 - 7440 + 1300 Grade Pay Chief Engineer 
Rs. 4440 -7440 + 1300 Grade Pay Chief Engineer 


19 . 


Labour 


38 


Class - IV 


20 . 


Meson 


124 


Class- IV 


21. 


Telephone 


219 


Class - IV 


Attendant 


(2) 


for the existing schedule - III, the following schedule shall be substituted, namely: 


SCHEDULE - III 

(See rule 8 ) 
Prescribed Age Limits and Qualification for Work - charge and Contingency Paid Employess . 


Name of post 


No. 


( 1) 


( 2 ) 


(5 ) 


Air Compressor Operator 


Electrician Grade -III 


Prescribed age limit Educational, technical qualification and 
Minimum Maximu experience in the respective trade 

age mage 

(3 ) 
18 years 40 years | Must have passed Class VIII , qualification and 

experience of respective trade . 
18 years | 40 years Must have passed High School Certificate or 

higher Secondary and five year experience in 

Electrician trade . 
18 years 40 years Must have passed Class VIII and Five years 

experience in the trade. 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ) with Chemistry as one of the subject. 
18 years 40 years Must have passed B . Sc .(with Chemistry as a 

subject), preference will be given to the candidate 
having experience of water sewage and industrial 
waste testing . 


3. 


Carpenter 


Assistant Chemist 


5 . 


Chemist 


120 (6 ) 


HEZUGT 176793 , GHİC 31 077027 2014 


Name of post 


age 


( 2 ) 
| Chlorine Operator 


7. |Meter Reader 


8. 


Mechanic Grade - III 


9 . 


Bill Clerk 


| 10 . 


Research Assistant 


11 . 


Shift In - charge 


| 12 . 


Assistant Fitter 


wer 


13 . | Fitter Grade - III 


14. 


Filter Operator Grade - III 


Prescribed age limit Educational, technical qualification and 
Minimum | Maximu 

experience in the respective trade 
m age 
(3 ) 

( 5 ) 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 | 

pattern ) examination . 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ) examination . 
18 years 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ) examination , Certificate of Fitter 
/mechanic /Diesel 

mechanic/Motor 
mechanic /Machinist trade from Industrial 

Training Institute. 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ) examination . 
18 years | 40 years Must have passed B . Sc . with Chemistry or 

Biology as Subject. 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ) examination and three years experience 

of respective trade. 
18 years | 40 years | Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ) examination and three years experience 

of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ), examination and three years experience 

of respective trade. 
18 years 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ), examination and three years experience 

of respective trade . 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ), examination and three years experience 

of respective trade. 
18 years 40 years | Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ), examination and three years experience 

of respective trade. 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ) , examination and three years experience 

of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification of 

respective trade and experience . 
18 years 40 years | Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ) with Chemistry as one subject. 
18 years | 40 years | Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ), examination . 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ), examination . 
18 years | 40 years 

Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years | 40 years Must have passed Class VIII, and three years 

experience and licence of respective vehicle . 
18 years 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ), Certificat from Industrial Training 
Institute and three years experience in the 
respective trade 


15 . Pump Driver 


| 16 . Pump Operator 


17 . 


Painter Grade- III 


18 . Plumber 


19 . Lab Assistant 


20 . 


Timekeeper 


21. 


Store Clerk 


22 . Wireman 


23 . 


Driver 


24 . Welder 


Hezar 176793 , farlic 31 HC 


2014 


120 ( 7 ) 


SARAWARAWANG - 


KAWA 


S . 


Name of post 


No . 


Prescribed age limit 
Minimum Maximu 
age 

m age 


Educational, technical qualification and 

experience in the respective trade 


(5 ) 


25 . Hand Pump Technician 


18vo . 


26 . 


Turner 


27. 


Pipe Fitter 


28 . 


Filter Fitter 


29 . 


Sub - Engineer 


30 . 


Filter Attendant 


18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ), Certificate of two years course in 
Fitter/Mechanic/machinist/ Tool and die 
maker/ Turner Trade from Industrial Training 

Institute . 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ), Certificate from Industrial Training 

Institute in the respective trade 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ), certificate from Industrial Training 

Institute in the respective trade 
18 years | 40 years | Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ), certificate from Industrial Training 

Institute in the respective trade 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

pattern ), three years Diploma in (Civil / 

Mechanical/ Electrical) Engineering 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade. 
18 years | 40 years Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 

| pattern ) and three years experience of respective 

trade. 
18 years 40 years Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ), and three years experience of respective 

trade . 
18 years 40 years Must have passed Higher Secondary (10 + 2 

pattern ), and three years experience of respective 

trade . 
18 years 40 years (1) Must have passed Higher Secondary ( 10 +2 

pattern ) examination . 
(2 ) Certificate of Hindi Typing from the Madhya 
Pradesh Board of Shorthand and Typewriting ; and 
(3) It is compulsory to pass computer 
examination from any of the following recognized 
institution 
(i) Diploma from all universities recognized 

by U .G .C . 


31 . | Assistant rig Operator 


32 . 


Rig Operator 


33. 


Driller 


| 34 . 


Assistant Grade- III 


| 


universities 


( ii) Diploma from all open 

recognized by U .G .C 


( iii ) Diploma Level examiniation from 

DOEACC . 
( iv ) Diploma in modern office management 

from Government Polytecnic College . 


120 (8 ) 


HATCH 16747, FGH1C 31 Haz 2014 


SYULLW 


WW 


wwwwww 


wwwwwww 


S . T 


Name of post 


Prescribed age limit 
Minimum Maximu 
age 

m age 


Educational, technical qualification and 

experience in the respective trade 


No. 


(1) 

( 2 ) 
35 . | Assistant Grade - II 


18 years 


40 years 


(5 ) 
( 1) Must have passed Higher Secondary ( 10 + 2 
pattern ) examination . 
(2 ) Certificate of Hindi Typing from the Madhya 
Pradesh Board of Shorthand and Typewriting; and 
( 3 ) It is compulsory to pass computer 
examination from any of the following recognized 
institution 
(i) Diploma from all universities recognized 

by U .G . C . 


(ii) Diploma from all open universities 

recognized by U .G . C 


( iii) Diploma Level examiniation from 

DOEACC . 
(iv ) Diploma in modern office management 

from Government Polytecnic College . 


36 . | Telephone Attendant 


37. / Water Trolley man 


Filter Attendant 


39. 


Khansama 


40. 


Khallasi 


41. Kamgar 


Cleaner 


43 . 


Chlorine Tester 


44 . Mali 


18 years | 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Class VIII , qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade. 
18 years 40 years | Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years | 40 years | Must have passed Class VIII , qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 

| Must have passed Class VIII , qualification and 

experience of respective trade . 
18 years | 40 years Must have passed Class VIII , qualification and 

experience of respective trade. 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years | 40 years / Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Class Vill, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years | 40 years | Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade. 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 40 years Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 
18 years 40 years | Must have passed Class VIII, qualification and 

experience of respective trade . 


45 . | Bill Distributor 


46 . Helper 


47 . Pump Attendant 


48 . Sweeper 


49. Waterman 


50 . 


Valve -man 


Chowkidar 


HERYGII 1697 , fatich 31 part 2014 


120 (9) 


wwwwwwwww 


Name of post 


Prescribed age limit 
Minimum Maximu 

age mage 


Educational, technical qualification and 

experience in the respective trade 


( 3 ) 


Oilman 


18 years 


| 40 years 


53 . Lineman 


18 years 


40 years 


54 . Lab Attendant 


18 years 


40 years 


(5 ) 
Must have passed Class VIII, qualification and 
experience of respective trade. 
Must have passed Class VIII , qualification and 
experience of respective trade . 
Must have passed Class VIII, qualification and 
experience of respective trade . 
Must have passed Class VIII, qualification and 
experience of respective trade . 
Must have passed Class VIII, qualification and 
experience of respective trade." . 


55 . 


Labour 


18 years 


40 years 


ARARAMWOMEN 


56 . | Mason 


18 years 


40 years 


www 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ut. 2o. 317 , 34712q . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014 . 


